. 


. 





सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 628 


19 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची , बुधवार , 

10 अगस्त , 2016 (ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
8 अगस्त, 2016 


संख्या-1 / पी०- 1022 / 2000 का - 6775 -- संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री विमल, भा .प्र. से. ( झाः2004 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के 
वेतनमान ( रु. 15,600- 39, 100/- ग्रेड वेतन रु० 7600/-) में उनके द्वारा भा .प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है । 

श्री विमल प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड, राँची के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या-1 / पी०- 1022 / 2000 का .-6776-- संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री जगजीत सिंह , भा . प्र.से . ( झाः2004) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 अगस्त , 2016 
वेतनमान ( रु० 15, 600 - 39 ,100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा .प्र . से . में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है । 

श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , 
झारखण्ड, राँची के रूप में बने रहेंगे । 


_____ संख्या-1/ पी०- 1022 / 2000 का .- 6777 -- उप विकास आयुक्त, देवघर के पद पर पदस्थापित श्रीमती मीना ठाकुर , 
भा .प्र. से . ( झाः2004) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15,600- 39 , 100 /- ग्रेड 
वेतन रु०7600 /-) में उनके द्वारा भा .प्र . से . में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्रीमती ठाकुर प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, देवघर के रूप में बनी रहेंगी । 


संख्या-1 / पी०-1022 / 2000 का .- 6778-- उप विकास आयुक्त , चतरा के पद पर पदस्थापित श्री बिरसाय उरांव , 
भा .प्र. से . ( झाः2005) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600 -39 , 100/- ग्रेड 
वेतन रु० 7600/-) में उनके द्वारा भा . प्र. से . में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


श्री उरांव प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, चतरा के रूप में बने रहेंगे | 


संख्या -1 / पी०- 1022 / 2000 का .- 6779-- उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री रमेश कुमार दूबे , 
भा .प्र. से. ( झाः2005 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15,600- 39 , 100 /- ग्रेड 
वेतन रु०7600 /-) में उनके द्वारा भा .प्र. से . में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री दूबे प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उपायुक्त , जामताड़ा के रूप में बने रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 628 - 50 | 


